- 


- 


- 


रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 


REGISTERED No. D.L . --- 33002/ 99 


REGISTERED NO.DL. 39800219 


GOVERNMENT OF INDIA 


Governor Mala 


AD 


दिल्ली राजपन 


समय नयने 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 82 ] 
No. 82 ] 


दिल्ली , बुधवार , मई 15 , 2013 / वैशाख 25 , 1935 
DELHI, WEDNESDAY, MAY 15 , 2013/VAISAKHA 25, 1935 


[ रा. रा. रा. क्षे.दि . सं. 36 

[ N. C . T . D. No. 36 


- 


- 


भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


शहरी विकास विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 15 मई, 2013 
सं०फा0 1(12) / एडी / एलबी / 2013 / 2250 - 58:-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 19 अक्टूबर 1966 की अधिसूचना सं0 
3 / 6 / 66 तथा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 480 की उप - धारा ( 2) के साथ पठित दिल्ली नगर निगम अधिनियम 
1957 की धारा 98 द्वारा प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी 
दिल्ली नगर निगमों में सहायक सफाई निरीक्षक के पद के निम्नलिखित विनियम बनाते हैं , अर्थात: 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः - (1) ये विनियम उत्तर, दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में सहायक सफाई निरीक्षक के पद के 

भर्ती विनियम, 2013 कहें जायेंगे । 
( 2) ये दिल्ली राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान: - उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन विनियमों 
के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 
भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं: - उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा , योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य 
मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 


2003 DG/ 2013 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[ PART IV 


अयोग्यता: - ऐसा कोई भी व्यक्ति : 
( क ) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या 
( ख ) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है , 
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 

शर्त यह है कि यदि उत्तर / दक्षिण / पूर्वी दिल्ली नगर निगम संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य 
पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष 
आधार है / हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा । 
शिथिल करने की शक्तिः जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा 
समीचीन है , तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए सरकार के पूर्वानुमोदन परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को 
किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे । 
बचावः - इन विनियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण में अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य 
रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
निरसन: - पूर्ववर्ती दिल्ली नगर निगम में सहायक सफाई निरीक्षक पद के पहले के भर्ती नियम इसके द्वारा निरसन मान लिये 
जायेंगे । 


अनुसूची 


उत्तर , दक्षिण तथा पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सहायक सफाई निरीक्षक के पद के भर्ती विनियम: 


क्र० 


कॉलम 


समीक्षा के पश्चात् अब प्रस्तावित प्रावधान 


सं0 


पदनाम 


सहायक सफाई निरीक्षक 


2. 


पदों की संख्या 


810 ( वर्ष 2012) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर । 
एनडीएमसी - 290 
एसडीएमसी – 339 
ईडीएमसी - 181 


3. 


वर्गीकरण 

वेतनमान 
| क्या चयन पद है अथवा गैर चयन 

पद 


श्रेणी ग 
पीबी - 1 5200 - 20200 / - रुपये + ग्रेड पे 2400 / - रुपये 
गैर चयन 


| 6. सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए | 18 से 27 वर्ष से अधिक नहीं 
आयु सीमा 

( केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये पाँच 

वर्ष तक शिथिलनीय ) 
| 7. | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से | अनिवार्यः 
अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ ! (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड / स्कूल से 12वीं पास । 

(ii ) मान्यता प्राप्त संस्थान से सफाई निरीक्षक का डिप्लोमा । 
(iii ) सफाई कार्यों का दो वर्ष का अनुभव 

वांछनीयः हिन्दी का ज्ञान 
क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित | आयुः नहीं 
आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति शैक्षिक योग्यताः हाँ । 
के मामले में भी लागू होगी । 


6 . 


। 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


- 


- 


9 . 


। 


परीवीक्षा की अवधि , यदि कोई हो 


दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या (i) 50प्रतिशत पदोन्नति द्वारा , जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । पदोन्नति कोटा के 
पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या 50प्रतिशत में से 25 प्रतिशत पद, डीईएमएस को छोड़कर, विभाग के पात्र ग्रुप " डी " 
स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों कर्मचारियों में से भरे जायेंगे । ऐसा न होने पर डीईएमएस के पात्र कर्मचारी लिये जायेंगे 
से भरे जाने वाले रिक्त पदों का | और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 
प्रतिशत 

(ii ) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / पदोन्नतिः 
स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो (i) पे बैंड - 1एस - 4440 - 7440 / - रुपये +ग्रेड पे 1600 / - रुपये में छह वर्ष की नियमित 
ग्रेड 

जिनसे | सेवा वाले सैनेट्री गाईड, जिसके न होने पर 
पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / पे बैंड - 1एस - 4440 - 7440 / - रुपये + ग्रेड पे 1300 / - रुपये में कुल मिलाकर आठ वर्ष 
स्थानान्तरण किया जाना है 

की नियमित सेवा वाले सफाई कर्मचारी तथा पे 
बैंड - 1एस - 4440 -7440 / - रुपये + ग्रेड पे 1600 / - रुपये वाले सैनेट्री गाईड, जिसके न 
होने पर 

पे बैंड-- 1एस - 4440 - 7440 / - रुपये + ग्रेड पे 1300 / - रुपये में आठ वर्ष की नियगित 
सेवा वाले अनिवार्य योग्यता रखने वाले सफाई कर्मचारी । 
(ii) डीईएमएस को छोड़कर, पे बैंड - 1एस - 4440 - 7440 / - रुपये । ग्रेड पे 1300 / - रुपये में 
आठ वर्ष की नियमित सेवा वाले अनिवार्य योग्यता रखने वाले विभाग के ग्रुप डी कर्मचारी । 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति | समूह ग विभागीय पदोन्नति समिति 
हो तो इसकी संरचना क्या है ? (i) अतिरिक्त आयुक्त / प्रभारी - अध्यक्ष 

(ii ) मुख्य अभियन्ता - सदस्य 
( iii) सहायक आयुक्त - सदस्य 
(iv) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति ( एडीसी / एसी) का प्रतिनिधि - सदस्य 
( v) प्रशासनिक अधिकारी (डीईएमएस ) -- सदस्य सचिव 


| वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए | विनियमों के उपबंधों में कोई संशोधन / छूट देते समय दिल्ली सरकार से परामर्श अनिवार्य 

संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श | है । 
लिया जाना है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
सी० यू० कुमार, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi , the 15 " May , 2013 
No .F. 1( 12 )/ AD /LB / 13 / 2250 -58 : - In exercise of the powers conferred by Section 98 of the Delhi Municipal 
Corporation Act, 1957 read with sub-section ( 2) of section 480 of the Delhi Municipal Corporation Act , 1957 and 
Government of India, Ministry of Home Affairs , Notification No. 3 /6 / 66 Delhi dated the 19th October , 1966 , the Lt . Governor 
of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following regulations relating to the post of Assistant Sanitary 
Inspector in North , South and East Delhi Municipal Corporations, namely : 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


PART IV 


1. Short title and commencement. -( 1 ) These Regulations may be called the Recruitment Regulations for 

the post of Assistant Sanitary Inspector in North , South and East DelhiMunicipal Corporations , 2013. 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the DelhiGazette. 
2 . Number of in 

Number of posts, classification and scale of pay. - The number of the said post, its classification and 
the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these 
regulations, 
3 . Method of recruitment, age -limit , qualifications etc. - The method of recruitment to the said post, age 
limit , qualifications and other matters relating thereto , shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule 
aforesaid . 
4 . Disqualification . - No person - 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or 
(b ) Who , having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that North / South / East Delhi Municipal Corporations, may , if satisfied that such marriage is 
permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there 
are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation . 
5 . Power to relax : - Where the North , South and East Delhi Municipal Corporations, are of the opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may , by order, for reasons to be recorded in writing and with the prior 
approval of the Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category 
of persons. : 
6 . Saving . - Nothing in these regulations shall affect reservations , relaxation of age limit and other 
concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Ex - Servicemen and 
other special categories of persons , in accordance with the orders issued by the Government of India from time 
to time, in this regard . 
7 . Repeal. - The earlier recruitment regulations for the post of Assistant Sanitary Inspector in Erstwhile Delhi 
Municipal Corporation hereby stand repealed . 


SCHEDULE 
RECRUITMENT REGULATION FOR THE POST OF ASSISTANT SANITARY INSPECTOR IN EMS DEPARTMENT OF NORTH , 

SOUTH & EAST DELHI MUNICIPAL CORPORATION 


S .No . 


Column 


Provisions now proposed to be made after review 


Name of post 


Assistant Sanitary Inspector 


No . of post 


810 ( year, 2012 ) Subject to variation dependent on work 
load . 
NDMC - 290 
SDMC - 339 
EDMC - 181 


Classification 


Group C 


Scale of pay 


PB -1 Rs. 5, 200 -20 ,200 + GP Rs. 2400 


Whether selection or non -selection | Non -Selection 
post 
Age limit for direct recruits 

Between 18 to 27 years (Relxable for Govt. Servants and 
employees of the Delhi Municipal Corporations up to 35 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


years in accordance with the instructions issued by the 

Central Govt.) 
Educationaland other qualification Essential: 
required for direct recruits 

(i) 12th passed from a recognized University / Board /School. 
(ii)Sanitary Inspector s Diploma from a recognized 
Institution . 
(iii) 2 years experience in sanitation work 

Desirable : Knowledge of Hindi 
Whether age and educational Age : No . 
qualifications prescribed for direct 
recruits will apply in the case of Edu . Qualification : Yes. 
promotes 
Period of probation if any 

2 years 


10 . 


Method of rectt. Whether by direct (i)50 % by promotion , failing which by direct recruitment. 
rectt. or by promotion or by Out of 50 % , 25 % posts of the promotion quota shall be 
deputation / transfer and percentage filled up from eligible Group D employees ofDepartments 
of the vacancies to be filled by other than DEMS, failing which from the eligible employees 
various methods 

of DEMS and failing which by direct recruitment. 
( ii) 50 % by direct recruitment 


in case of rectt. by Promotion : 
promotion /deputation /transfer (i)Sanitary Guide with 6 years regular service in PB 15 
grades from 

which Rs.4440 - 7440 + GP Rs. 1600 , failing which combined 8 years 
promotion / deputation transfer to be regular service in the PB 15 Rs.4440 -7440 + GP Rs. 1300 of 
made 

Safai Karamchari and in the PB 15 Rs. 4440 - 7440 + GP 
Rs . 1600 of Sanitary Guide , failing which Safai Karamchari 
with 8 years regular service in the PB 15 Rs.4440 - 7440 + GP 
Rs. 1300 having essential qualifications. 
( ii )Group D employees of Departments other than DEMS 
with 8 years regular service in the PB IS Rs.4440 -7440 +GP 

Rs. 1300 having essential qualification . 
If a D .P . C. exists , what is its Group C D .P .C . : 
composition 
(i) Addl. Commissioner/ 1/ C 

: Chairman 
( ii ) Chief Engineer 

: Member 
( iii) Assistant Commissioner 

: Member 
( iv ) Representative of SC /ST (ADC/AC) 

: Member 
(v) Administrative Officer (DEMS) 

: Member 

Secretary 
Circumstances in which U .P . S.C . is to consultation with the Govt. of Delhi necessary while 
be consulted in making recruitment amending /relaxing any of the provisions of the regulations. 


By order and in the name of the 
Lt . Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

C . U . KUMAR , Addl. Director of Local Bodies 


2003 


65 / 13 -2 
Printed by theManager, Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


